रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 16 , 2018 / माघ 27 , 1939 
NEW DELHI , FRIDAY , FEBRUARY 16 , 2018/ MAGHA 27 , 1939 


सं. 623 ] 
No. 623 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 फरवरी, 2018 


का . आ . 705 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii), तारीख 
28 अगस्त , 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक का . आ . 2801 ( अ), तारीख 
24 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिश्ट भूमि को , राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल 
परियोजना, अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, 
अर्थात् " राजस्थान पत्रिका " और " दैनिक भास्कर " तारीख 8 सितम्बर , 2017 में प्रकाशित किया गया था ; 
और, पाँच आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वार43T विचार किया गया तथा सभी पाँचों को खारीज किया गया था 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौप दी 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के 
लिए अर्जित की जाएगी; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


935 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


अनुसूची 


राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल परियोजना , अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित 

___ की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण | 
जिले का नाम : सिरोही 
तहसील का नाम : पिण्डवाड़ा 


भूमि धारक का नाम 


क्रम | ग्राम का नाम 
संख्या 


सर्वेक्षण 
संख्या / ब्लॉक 

संख्या 


भूमि का | 
प्रकार 


भूमि की । 
प्रकति 


क्षेत्रफल 
हैक्टयर में 


( 1 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


___ ( 6 ) 


( 7 ) 


| 
| 


(2 ) 
पिण्डवाड़ा । 


( 1 ) 


( 5 ) 
गैर मु . 
आबादी 


1797 


निजी 


0. 0327 । नगरपालिका पिण्डवाड़ा - आबादी 


1796 


निजी 


___ कृषि 


प्रीतम पुत्र पंकज, लता धर्मपत्नी पंकज, ना. बा . की 

वली माता लता धर्म पत्नी पंकज , बसंतकुमार पुत्र 
0. 2400 

चुन्नीलाल, सरोज , पिंकी, कुसूम पुत्री चुन्नीलाल , 
सुगनीदेवी धर्म पत्नी चुन्नीलाल , रंजीतकुमार, 
गोपालराम पुत्र पदम, धरमीबाई बेवा पदमा जाति 

सरगड़ा सा . देह खातेदार 
0. 1809 | राजस्थान सरकार 

रमेशकुमार वल्द दानाराम भाटिया जाति घांची 
0. 0094 

साकिन देह खातेदार 


1795 


सरकारी । गै.मु. नदी 


1794 


निजी 


कृषि 


1802 


निजी 


कृषि 


0. 1937 


तारादेवी धर्म पत्नी लालुराम भाटीया , गैरीदेवी धर्म 
पत्नी दानाराम भाटीया, इन्द्रादेवी धर्म पत्नी पुखराज 
भाटीया जाति घांची सा . देह खातेदार 
तारादेवी धर्म पत्नी लालुराम भाटीया, गैरीदेवी धर्म 
पत्नी दानाराम भाटीया, इन्द्रादेवी धर्म पत्नी पुखराज 
भाटीया जाति घांची साकिन देह खातेदार 


1803 


निजी 


0 .1583 


___ 1778 


सरकारी 


0 . 0991 


राजस्थान सरकार 


1770 


निजी 


कृषि 


0 . 0214 


रमेशचंद 
सुमेरपुर , 


1769 


निजी 


कृषि 


0 . 4005 


मोहनलाल पुत्र चमना, इन्दरकुमार पुत्र मोहनलाल, 
गणेश पुत्र मोहनलाल, नाबालिंग का संरक्षक पिता 
मोहनलाल पुत्र चमना जाति मेघवाल साकिन गोईली, 
सोदाराम पुत्र तलका जाति सरगड़ा, जीवा वल्द 
कपुरा जाति मेघवाल , टीला पुत्र तारा जाति मेघवाल 
साकिन गोईली तह. सिरोही खातेदार 
जयन्तिलाल पुत्र शेषमल जैन , शिवगंज , श्रीमती 
संतोषकुमार पत्नि प्रेमसिंह आढा पांचेटिया, भंवरलाल 
पुत्र जवेरचंद जैन शिवगंज, रवि , राहुल पिता 
रमेशचंद, गायत्रीदेवी धर्म पत्नी स्व . रमेशचन्द्र 
अग्रवाल सुमेरपुर, श्रीमती फेंशी बाई पत्नि मांगीलाल 
जैन , कुलदीपसिंह पुत्र जसवंतसिंह सिख्ख, 
महेन्द्रकुमार पुत्र प्रहलाद राम अग्रवाल शिवगंज 
खातेदार । 
गणेश पुत्र शेषमल जैन साकिन शिवगंज , प्रेमसिंह 
पुत्र देवीसिंह आढा साकिन पांचेटिया , भंवरलाल पुत्र 
जवेरचंद जैन शिवगंज, श्रीमती गायत्रीदेवी पत्नि 
रमेशचन्द्र अग्रवाल सुमेरपुर, जुहारमल पुत्र देशा जैन , 
जोगेन्द्रसिंह , त्रिलोकसिंह, सुरजीतसिंह, हरभजनसिंह , 
कुलदीपसिंह, त्रिलोचनसिंह पिता जसवंतसिंह , 
महेन्द्रकौर, प्रितमकौर पुत्री जसवंतसिंह सिख्ख , 
विजयप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल अग्रवाल साकिन 


पुत्र 


म अग्र 


1768 


निजी 


कृषि 


0 .1430 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


शिवगंज खातेदार । 


( 2 ) | पिण्डवाड़ा । । 


6089 / 
2654 


निजी 


कृषि 


0 .1012 


रामाराम पुत्र वेनाजी जाति घांची साकिन देह 
खातेदार 


6090 / 
2654 


निजी 


कृषि 


0 .1012 


भेराराम पुत्र वेनाजी जाति घांची साकिन देह | 
खातेदार 


6091/ 
2654 


निजी 


कृषि 


0. 0885 


भंवरलाल पुत्र वेनाजी जाति घांची साकिन देह 
खातेदार 


6076/ 
2650 


निजी 


कृषि 


0. 1549 


भगाराम पुत्र वेनाजी जाति घांची साकिन देह 
खातेदार 


6077/ 
2650 


निजी 


कृषि 


0. 0379 


रामाराम, भगाराम , भेराराम , भंवरलाल, जोधाराम पि . 
वेनाजी जाति घांची साकिन देह खातेदार 


[ फा. सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 919 ] 

अचल जैन कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th Febrauary , 2018 
S.O . 705 (E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), number S . O . 2801( E ), dated the 24 " August, 2017 published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub – section (ii ), dated the 28th August , 2017 and issued under section ( 1 ) of 
section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said 
notification for the purpose of execution , maintenance , management and operation of the Special Railway 
Project, namely , Western Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State of Rajasthan ; 

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers , 
namely, “ Rajasthan Patrika” and “ Dainik Bhaskar” , dated 8th September, 2017 under sub - section (4 ) of 
section 20A of the said Act ; 

And whereas, five objections have been received and the same have been considered and all 
objections are discarded by the Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority 
has submitted its report to the CentralGovernment. 

Now therefore , upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose . 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 20E of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the 
schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railway Project, namely , 
Western Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State of Rajasthan . 


Name of the District: Sirohi 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


Name of the Tehsil: Pindwada 


Serial 
Number 


Name of 
Village 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Survey 
Number/ 

Block 
Number 


Area 

in 
Hectares 


Name of the Land Owner / 

Interested Persons 


( 1 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


L 


(6 ) 


( 7 ) 


( 2 ) 
Pindwada 


( 5 ) 
Gair Mu. 

Abadi 


1797 


| 


Private 


0 .0327 


1796 


Private 


Agriculture 


0 .2400 


Gair Mu. 


1795 


Government 


0 . 1809 


River 


1794 


Private 


Agriculture 


0 .0094 


1802 


Private 


Agriculture 


0 . 1937 


1803 


Private 


Agriculture 


0.1583 


1778 


Government 


River 


| 


0 .0991 


1770 


Private 


Agriculture 


0 .0214 


Nagarpalika Pindwada – Abadi. 
Preetam s/o Pankaj , Lata w / o Pankaj, 
Minor s guardian mother Lata w /o Pankaj, 
Basant Kumar s/ o Chunnilal , Saroj, Pinky, 
Kusum daughter of Chunnilal, Sugni Devi 
w / o Chunnilal, Ranjeetkumar, Gopalram 
s/o Padama, Dharmibai widow of Padama 
caste Sargara sakin deh khatedar. 
Rajasthan Sarkar. 
Ramesh Kumar /o Danaram Bhatiya caste 
Ghanchi sakin deh khatedar. 
Taradevi w / o Laluram Bhatiya, Gairidevi 
w /o Danaram Bhatiya , Indradevi wlo 
Pukhraj Bhatiya caste Ghanchi sakin deh 
khatedar . 
Taradevi w /o Laluram Bhatiya, Gairidevi 
w / o Danaram Bhatiya , Indradevi w / o 
Pukhraj Bhatiya caste Ghanchi sakin deh 
khatedar. 
| Rajasthan Sarkar. 
Mohanlal s/o Chamna , Indra Kumar s/o 
Mohanlal, Ganeh s/o Mohanlal, Minor s 
guardian father Mohanlal s /o Chamna caste 
Meghwal sakin Goyli, Sodaram s/o Talka 
caste Sargara, Jeeva s/ o Kapura caste 
Meghwal, Teela s/ o Tara caste Meghwal 
sakin Goyli Tehsil Sirohi khatedar. 
Jayantilal s/ o Sheshmal Jain , Shivganj, Smt 
Santoshkumar w /o Prem Singh Adha 
Panchetiya, Bhanwarlal s/o Jevarchand Jain 
Shivganj, Ravi, Rahul s/o Ramesh Chandra , 
Gayatri Devi w /o Late Ramesh Chandra 
Agarwal Sumerpur, Smt. Fenshi Bai w / o 
Mangilal Jain , Kuldeep Singh s/ o Jaswant 
Singh Sikhkh , Mahendra Kumar s / o 
Prahlad Ram Agarwal Shivganj khatedar. 
Ganesh s/o Sheshmal Jain sakin Shivganj, 
Premsingh s/o Devi Singh Adha sakin 
Panchetiya , Bhanwar Lal s/o Javerchand 
Jain Shivganj, Smt. Gayatri Devi w / o 
Ramesh Chadra Agarwal Sumerpur , 
Juharmal s/o Desha Jain , Jogendra, Trilok 
Singh , Surjeet Singh , Harbhajan Singh , 
Kuldeep Singh , Trilochan Singh , s/o 
Jaswant Singh , Mahendra Kaur , Pritam 
Kaur daughter Jaswant Singh Sikhkh , Vijay 
Prakash s/o Chiranjilal Agarwal sakin 
Shivganj Khatedar. 


1769 


Private 


Agriculture 


0 .4005 


1768 


Private 


Agriculture 


0 . 1430 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2 ) 


Pindwada 


6089 / 2654 


6090 / 2654 


Private 


6091/ 2654 


Private 


6076 / 2650 


Private 


| Agriculture 0. 1012 

Ramaram s/o Venaji caste Ghanchi sakin 

deh khatedar. 
Agriculture 0 . 1012 

Bheraram s /o Venaji caste Ghanchi sakin 
deh khatedar . 

Bhanwarlal s/o Venaji caste Ghanchi sakin 
Agriculture 0 .0885 

deh khatedar. 
Agriculture 

Bhagaram s/o Venaji caste Ghanchi sakin 
0 . 1549 

deh khatedar. 

Ramaram , Bhagaram , Bheraram , 
Agriculture 0.0379 Bhanwarlal, Jodharam s/o Venaji caste 

Ghanchi sakin deh khatedar . 

[F . No.2013/LML /II/12 /8 /WC /919 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1) 


6077/2650 


Private 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date : 2018.02.19 
22:31:55 + 05 30 


RAKESH 

SUKUL 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


